शासन 


. पंजीयन क्रमांक 
" छत्तीसगढ़/ दुर्ग / 09 / 2012-2015. " 


"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के 
नगद भुगतान ( बिना डाक टिकट ) के प्रेषण 
हेतु अनुमत . क्रमांक जी . 2 -22- छत्तीसगढ़ 
गजट / 38 सि . से . भिलाई, दिनांक 
30- 05 - 2001. " 


सत्यमेव अपने 


छत्तीसगढ़ राजपत्र 

( असाधारण ) 
प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 337 ] 


रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 4 जुलाई 2014 - - आषाद 13, शक 1936 


2. 


नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग 

मंत्रालय , महानदी भवन , नया रायपुर 
. रायपुर, दिनांक 4 जुलाई 2014 

अधिसूचना 
क्रमांक एफ 1 - 63 / 2014/18. -- छत्तीसगढ नगरपालिका अधिनियम, 1961 ( क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 29 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त . 
शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये , राज्य सरकार , नगर पालिका परिषद्- खरसिया , जिला- रायगद के वार्डों का विस्तार नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार एतद्द्वारा 
अवधारित करता है : 
1. खरसिया नगर पालिका परिषद् को 18 वार्डोंमें विभाजित करता है और अनुसूची में दर्शाये अनुसार ऐसे प्रत्येक वार्ड की सीमा निर्धारित करता है . 
यह अधिसूचित करता है कि ऐसे प्रत्येक वार्ड से एक पार्षदनिर्वाचित किया जायेगा . 

अनुसूची 
वार्ड क्रमांक 

वार्ड का नाम 
वीर सावरकर वार्ड 
मदन मोहन गौशाला वार्ड 
झांसी की रानी लक्ष्मी बाई वार्ड 
डॉ . भीमराव अंबेडकर वार्ड 
शहीद भगलसिंह वार्ड 
चन्द्रशेखर आजाद वार्ड 
संत कबीर वार्ड 
चंदनताल राममंदिर वार्ड 
डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी वार्ड 
श्याम मंदिर वार्ड 
पं. दीनदयाल वार्ड 
संत कंवरराम वार्ड 
रानी सती वार्ड 
महाराणा प्रताप वार्ड 
छत्रपति शिवाजी वार्ड 
महाराजा अग्रसेन वार्ड 
ठाकुरदेव वार्ड 
महात्मा गांधी वार्ड 


12 


13 


14 


15 


16 


18 


673 


674 


छत्तीसगढ़ राजपत्र. दिनांक 4 जुलाई 2014 


- 


- 


वार्ड क्रमांक 1: - वीर सावरकर वार्ड 


उत्तर : - 


पूर्व : 
दक्षिण : - 


नगरपालिका उत्तरी सीमा पर सुजानी देवी के घर से प्रारंभ होकर गौशाला मार्ग 
पूर्वी भाग होते हुए नगर की उत्तरी सीमा बिन्दु ए तक 
नगर सीमा बिन्दु ए से प्रारंभ होकर नगर सीमा बिन्दु बी तक 
नगर सीमा बिन्दु बी से प्रारंभ होकर. रेल्वे स्टेशन के सामने की अंतिम रेल 
लाईन बिन्दु ओ तक 
नगर सीमा बिन्दु ओ से प्रारंभ होकर सुजानी देवी के घर तक. 


पश्चिम : - 


वार्ड क्रमांक 2 : - मदन मोहन गौशाला वार्ड 
उत्तर :-- नगर सीमा के बिन्दु एन से प्रारंभ होकर ए तक 
पूर्व : - बिन्दु ए से प्रारंभ होकर गौशाला मार्ग पश्चिम भाग होते हुए बिन्दु ओ तक 
दक्षिण : - . बिन्दु ओ से प्रारंभ होकर संभू टाल तक 
पश्चिम : - · संभु के टाल के पीछे से होते हए स्टेशन तालाब के दक्षिणी एवं पूर्व पार इश्वर 

घर पर होते हुए नगर सीमा बिन्दु एन तक . 


उत्त्तर : - 
पूर्व : 


वार्ड क्रमांक 03 - झांसी की रानी लक्ष्मी बाई वार्ड 
नगर सीमा के बिन्दु ‘एन से प्रारंभ होकर बिन्दु एम तक 
बिन्दु एम से प्रारंभ होकर मनीराम यादव के मकान होते हुए स्टेशन तालाब पार 
के राजेश डीपीया घर से पूर्वी दक्षिण होते हुए संभू लकड़ी के कोने से होते हुए 
तुलसी दास महंत घर तक । 


दक्षिण : 


पश्चिम :-- 


तुलसीदास महंत घर के कोने से प्रारंभ होकर मुख्य मार्ग में होते हुए ज बीर 
सिंह सरदार के घर तक । 
नगर सीमा बिन्दु एम से प्रारंभ होकर नयना घर से होते हुए असगर घर से 
केरकेटा के घर होते हुए विष्णु अग्रवाल घर होते हुए जशबीर सिंह सरदार के 
घर के कोने तक । 


छत्तीसगढ़ राजपत्र. दिनांक 4 जुलाई 2014 


674 ( 1 ) 


वार्ड कमांक 04 - डॉ भीमराव अंबेडकर वार्ड 


उत्तर : - 
पूर्व : 


नगर सीमा बिन्दु एम से प्रारंभ होकर नगर सीमा बिन्दु एल तक 
नगर सीमा बिन्दु एम से प्रारंभ होकर वार्ड क्रमांक 03 की सीमा रेखा से चलकर 
रेल्वे कासिंग पार कर पटवारी के क्वाटर होते हुए सामुदायिक भव . से होते हुए 
रामकुमार रजक से होते हुए गौरीशंकर संहगल के घर तक 
गौरी भांकर सहगल के घर से प्रारंभ होकर सपिया मार्ग सीमा तक 


दक्षिण : 


पश्चिम : 


सपिया मार्ग में नगर सीमा से प्रारंभ होकर नगर सीमा एल तक । 


वार्ड क्रमांक 05 - शहीद भगत सिंह वार्ड 


उत्तर: 


नगर सीमा सपिया रोड में वार्ड क्रमांक 04 की सीमा होते हुए चन्द्र प्रकाश 
पाण्डेय के घर तक । 


पूर्व: 


दक्षिण: 


चन्द्रप्रकाश पाण्डेय के घर से प्रारंभ होकर भगत सिंह मार्ग के पश्चित होते हुए 
शंकर राठौर के घर तक । 
शंकर रठौर के घर के कोने से प्रारंभ होकर वासुदेव राठौर का मकान होते हुए 
पनखतिया तालाब के पूर्वी एवं उत्तरी पार होते हुए नगर सीमा बिन्दु क तक 
नगर सीमा बिन्दु के से प्रारंभ होकर सपिया मार्ग में नगर सीमा तक । 


पश्चिम: - 


वार्ड कमांक 06 - चन्द्रशेखर आजाद वार्ड 


उत्तर: 


नगर सीमा बिन्दु के से प्रारंभ होकर पनखतिया तालाब पार पश्चिम एवं दक्षिण 
पार होते हुए पनखतिया मार्ग में बुटू राठौर का घर होते हुए कमल यादव के घर 
होकर फोटोलाल का मकान के सामने सामुदायिक भवन को सम्मिलित करते हुए रो 
तालाब का उत्तरी मकान पूर्व पार होकर बेजूराम सवरा के घर तक 
बेजूराम के घर से प्रारंभ होकर नगर सीमा बिन्दु आई तक 
नगर सीमा बिन्दु ‘ आई से प्रारंभ होकर नगर सीमा बिन्दु जे तक 
नगर सीमा बिन्दु जे से प्रारंभ होकर नगर सीमा के बिन्दु के तक, 


पूर्वः 


दक्षिण : 
पश्चिम: - 


674 ( 2 ) 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 4 जुलाई 2014 


- 


-- 


उत्तर:- 
पूर्वः 
दक्षिण 


वार्ड कमांक 07 - संत कबीर वार्ड 
रमेश यादव के घर से प्रारंभ होकर नपगर सीमा बिन्दु पी तक 
नगर सीमा बिन्दु पी से प्रारंभ होकर बैजूराम सवरा के घर के कोने तक 
बैजूराम सवरा के घर के कोने से प्रारंभ होकर वार्ड क्रमांक 06 की उत्तरी सीमा 
होते हुए मुन्ना नवनीत के घर के कोने तक । 
मुन्ना नवनीत के घर से प्रारंभ होकर रमेश यादव के घर तक 


पश्चिमः - 


वार्ड क्रमांक 08 - चंदनताल राममंदिर वार्ड 
उत्तर : - श्यामा प्रसाद मुखर्जी मार्ग के दक्षिणी भाग से प्रारंभ होकर पोस्ट आफिस के कोने 

तक । 
पूर्वः पोस्ट आफिस के कोने से प्रारंभ होकर नगर सीमा बिन्दु पी तक । 
दक्षिण: 

नगर सीमा बिन्दु पी से प्रारंभ होकर रमेश यादव के घर के कोने तक । 
पश्चिमः - खिलावन सिंह ठाकुर के घर से प्रारंभ होकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी चौक तक 


उत्तर: 


पूर्वः 


वार्ड कमांक 09 - डॉ . श्यामा प्रसाद मुखर्जी वार्ड 
पटवारी घर के कोने से प्रारंभ होकर नगर सीमा बिन्दु ओ तक । 
नगर सीमा बिन्दु ओ से प्रारंभ होकर पुराना पोस्ट आफिस होते हुए कवर लाल 
अग्रवाल होते हुए बेगा नत्थू घर से बजरंग सपोसिया के घर तक । 
बजरंग सपोसिया के घर से प्रारंभ होकर जियलदास मेघानी होते हुए वेदप्रकाश 
पाण्डेय के घर के कोने तक । 
प्रेम प्रकाश पाण्डेय के घर के कोने से प्रारंभ होकर तहसीलदार क्वाटर होते हुए 
पटवारी के घर के कोने तक 


दक्षिण: 


पश्चिमः 


छत्तीसगढ़ राजपत्र. दिनांक 4 जुलाई 2014 


उत्तर: 


वार्ड कमांक 10 - श्याम मंदिर वार्ड 
नगर सीमा बिन्दु आर से नटवर अग्रवाल के गोदाम से प्रारंभ होकर नगर 
सीमा बिन्दु बी तक 
नगर सीमा बिन्दु क्यू से प्रारंभ होकर हीरा भाई मिरानी होते हुए पुराना 
गुरूद्वारा तक 


पूर्वः 


दक्षिण: 


पुराना गुरूद्वारा के कोने से प्रारंभ होकर चैतराम मंदिर होते हुए राजमंदिर होते हुए 
नौरंग शराब दुकान से गोविंद अग्रवाल घर से नटवर इंटर प्राईजेस से ख्यालदास 


तक 


पश्चिमः - 


ख्यालदास से प्रारंभ होकर नगर सीमा बिन्दु ओ तक 


वार्ड कमांक 11 - पं . दीनदयाल वार्ड 


उत्तर: 


पूर्वः 


नगर सीमा बिन्दु आर से नटवर अग्रवाल के गोदाम से प्रारंभ होकर नगर 
. सीमा बिन्दु बी तक 

नगर सीमा बिन्दु आर से प्रारंभ होकर नटवर अग्रवाल के गोदाम से ध्रुपत सिंह 
ठाकुर के घर होते हुए गोवर्धन गर्ग के मकान से होते हुए मिट्टी तेल गोदाम होते 
हुए दीपचंद के घर होते हुए कैलाश शर्मा के घर तक 


दक्षिण: 


कैलाश शर्मा घर से प्रारंभ होकर धनीराम अग्रवाल घर होते हुए वार्ड क्रमांक 13 की 
उत्तरी सीमा होते हुए वार्ड क्रमांक 10 की पूर्वी सीमा होते हुए राजमंदिर के कोने 
तक 


पश्चिमः 


उत्तर : 


पूर्व: 


राजमंदिर के कोने से प्रारंभ होकर संजय कबुलपुरिया के घर होते हुए रामनिवास 
शर्मा के घर होते हुए सत्यनारायण गर्ग के घर होते हुए बिन्दु आर तक 

वार्ड कमांक 12 - संत कंवर राम वार्ड 
नगर सीमा आर से क्यू होते नगर सीमा बी तक 
नगर सीमा बिन्दु बी से प्रारंभ होकर नगर सीमा बिन्दु सी तकं 
नगर सीमा बिन्दु सी से मोहन तालाब पार होते हुए दुर्गा मंदिर होते हुए श्रीवास 
के घर होते हुए छुनकूदास महंत घर होते हुए मिट्टी तेल गोदाम के सामने तक 
मिट्टी तेल गोदाम के कोने से प्रारंभ होकर गोवर्धन गर्ग के कोने होते हुए अर्जून 
सिंधी के घर होते हुए अन्ना नायडू के मकान होते हुए नटवर अग्रवाल के गोदाम 
होने से नगर सीमा बिन्दु आर तक 


दक्षिण: 


पश्चिमः 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 4 जुलाई 2014 


- 


- 


वार्ड कमांक 13 - रानी सती वार्ड 
मिट्टी तेल गोदाम के कोने से नगर सीमा बिन्दु सी तक 


उत्तर: 


पूर्वः 


दक्षिण: 


नगर सीमा बिन्दु सी से प्रारंभ होकर नगर सीमा बिन्दु डी तक 
नगर सीमा बिन्दु डी से प्रारंभ होकर बाबूलाल अग्रवाल के घर से होते हुए कपूर 
अग्रवाल के घर होते हुये गोविंद अग्रवाल के घर के सामने बनवारी अग्रवाल घर से 
होते हुए ऐरन तक 
ऐरन के घर से प्रारंभ होकर वार्ड क्रमांक 11 की सीमा होते हुए मिट्टी तेल गोदाम 
के कोने तक 


पश्चिम: 


वार्ड कमांक 14 - महाराणा प्रताप वार्ड 


उत्तर: 


जैन मेडिकल से प्रारंभ होकर गोविंद अग्रवाल के घर के कोने तक 


पूर्व: 


गोविंद अग्रवाल के घर के कोने से प्रारंभ होकर बाबूलाल अग्रवाल से हेते हुए नगर 
सीमा बिन्दु डी होते हुए बिन्दु इ तक 
नगर सीमा बिन्दु इ से प्रारंभ होकर भगत तालाब के तीसरे तालाब के दक्षिण पाल 
होते हुए प्रकाश ट्रेडर्स के कोने तक 


दक्षिण: 


पश्चिमः 


प्रकाश ट्रेडर्स के कोने से प्रारंभ होकर जैन मेडिकल तक 


वार्ड कमां : 15 - छत्रपति शिवाजी . वार्ड 


उत्तरः 
पूर्वः 


. 


. 


दक्षिण: 


जैन मेडिकल से प्रारंभ हाकर नगर पालिका क्वाटर तक 
जैन मेडिकल के कोने से प्रारंभ होकर गणेशराम पत्रकार के घर होते हुए 
ओमप्रकाश गुप्ता के पीछे से सुभाष घर होते हुए दादूदयाल इंजीनियरिंग तक 
दादू दयाल इंजीनियरिंग से प्रारंभ होकर राम स्वरूप मुनीम होते हुए कपूर प्लाट 
होते हुए नटवर अग्रवाल अशोक ऐरन घर तक 
अशोक ऐरन से प्रारंभ होकर वार्ड क्रमांक 08 की सीमा होते हुए तालाब का उत्तरी 
पाल नगर होते हुए नगरपालिका स्वाटर तक 


पश्चिमः -- 


छलीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 1 जुलाई 2014 


67415 ) . 


वार्ड क्रमांक 16 -- महाराज अग्रसेन वार्ड 
गुरूद्वारा के आगे से प्रारंभ होकर वार्ड कमांक 15 की सीमा होते हुए गुप्ता होटल 


उत्तरः 


तक 


पूर्व: 
दक्षिण: 
पश्चिमः 


उत्तर: 


पूर्वः 
दक्षिण: 


गुप्ता होटल से प्रारंभ होकर अग्रसेन भवन होते हुए नगर सीमा ‘ एच तक 
नगर सीमा एच से प्रारंभ हेकर नगर सीमा आई तक 
नगर सीमा आई से प्रारंभ होकर नगर सीमा पी होते हुए गुरूद्वारा के पीछे के 
कोने तक 

वार्ड कमांक 17 - ठाकुरदेव वार्ड 
प्रकाश ट्रेडर्स के कोने से प्रारंभ होकर भगत तालाब के दक्षिण पार होते हुए नगर 
सीमा ई तक 
नगर सीमा ई से प्रारंभ होकर नगर सीमा एफ होते हुए कृषि उपज मंडी तक 
कृषि उपज मंडी के कोने से प्रारंभ होकर मुरली राठौर घर के पीछे का कोना होते 
हुए देव स्थल होते हुए घनश्याम राठौर के घर होते हुए दफेलिहा डबरी के दक्षिण 
पार होते हुए बसंत कालोनी के कोने से होते हुए प्रकाश ट्रेडर्स के घर तक 
एफ. सी. आई. गोदाम से प्रारंभ होकर नगर सीमा बिन्दु जी तक 

वार्ड क्रमांक 18 - महात्मा गांधी वार्ड 
बसंत कालोनी के कोने से प्रारंभ होकर देव स्थल सतनामी घर होते हुए साधराम 
चौहान के घर से होते हुए ईश्वरी के घर से होते हुए मुरली राठौर के घर होते हुए 
कृषि उपज मंडी के कोने से होते हुए एफ . सी. आई. गोदाम तक 
एफ . सी . आई. गोदाम से प्रारंभ होकर नगर सीमा बिन्दु जी तक 
नगर सीमा जी से प्रांरभ होकर दरन तालाब से होते हुए नगर सीमा एच तक 
नगर सीमा एच से प्रारंभ होकर बसंत कालोनी तक 


पश्चिम: 


उत्तर : 


पूर्वः 
दक्षिणः-- 
पश्चिमः - 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

एम . एम. मिंज . उप - सचिव, 


रायपुर , दिनांक 4 जुलाई 2014 


क्रमांक एफ 1 - 63 / 2014/18. - -. भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ. 1 
6.3 / 2014/18, दिनांक 04 - 07- 2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है . 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

एम . एम. मिंज , उप - सचिव 


674 ( 6 ) 


HVERT STUE , FEHLich 4 JICAT6 2014 


Raipur, the 4th July 2014 


NOTIFICATION 


No .11 -6 .3/ 2014 / 18 . -. -- In exercise of the powers conferred by sub -section ( 1 ) of Section 2001 The 
Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 (No . 37 of 1961 ) the State Government. hereby determine the 
extent of wards of Nagar Palika Parishad -Kharsia , District-Raigarh as per Schedule given below : 


1 - Divides nagar palika parishad - kharsia into 18 wards and described the limits of 

each ward as shown in schedule . 


2 - Notified that one councilor shall be elected from each such ward . 


/ / SCHEDULE // 


S .No.of Ward 


Name of the ward 


01 


Veer Savarkar Ward 
Madan Mohan Goushala Ward 


03 


Jhansi ki Rani Laxmi Bai Ward : 


04 


Dr. Bhim Rao Ambedkar Ward almas 


05 


Shaheed Bhagat Singh Ward « , . 
Chandra Shekhar Azad Ward 


06 


07 


Sant Kabeer Ward 


08 


Chandan Tal Ram Mandir Ward 


09 


Dr . Shyama Prasad Mukharjee ward 
Shyam Mandir Ward 


10 


Pt. Din Dayal Ward 


12 


Sant Kanwar Ram Ward 
Rani Sati Ward 


13 


14 


Maharana Pratap Ward 


15 


16 


Chhatrapati Shivaji Ward 
Maharaj Agrasen Ward 
Thakur Deo Ward 
Mahatma Gandhi Ward 


JRETE TUTTE , FATTO 4 JTAT 2014 


. 674 ( 7 ) 


Ward No 1 - Veer savarkar ward 


North 


Starting from northern limit of house of sumani devi through gaushala 
marg , eastern portion to northern point of town limit point “ A ” 


East - 


- Starting from town limit point “ A ” to town point " B " 


South - 


Starting from town limit point “ B ” to in front of railway station last point 
of railway line point “ O ” . 


West - . 


starting from townlimit point “ O ” to Sumani devi house 


· Ward No 2 - Madan Mohan Goushala ward 


Ņorth - 


East - 


Starting from town limit point “ N ” point “ A ” . 
Starting from point “ A ” through goushala marg western portion to point 
“ O ” 


South - 


Starting from Point“ O ” to shambhu wooden toll 


West - 


starting from behind shambhu wooden toll through station tank s 
southern & Eastern portion to point “ N ” 


Ward No 3 - Jhansi ki rani laxmi Bai Ward 


North 


Startin from town limit point “ N ” to point “ M ” . 


East - 


Starting from point “ N ” though maniram yadav house station tank par 
from rajesh deepia house through eastern southern along with shambhu 
wooder tool corner to tulsidas mahant house 


South - 


starting from tulsidas mahant house through main way (marg ) to jaswir 
singh sardar house 


West 


starting from point “ M ” though naina house , asgar house, kerketa house , 
Vishnu agrawal house to jaswir singh sardar house 


674 ( 8 ) 


EMATANG Trotua , feration 4 ECT5 2014 


Ward No 4 - Dr . Bhim Rao Ambedkar Ward 


North - 


East - 


Starting from town limit point “ M ” to town limit point “ L ” 
starting from town limit “ M ” . thorgh ward No 3 Limit line railway 
crossing , patwari quarters samudaik bhawan , house of ram kumar rajak to 
gaurishanker shahga . 


South 


starting from the house of gaurishankear to sapia marg . 


West - 


starting from the sapia marg to town limit “ T” . 

sapia marg to town limit “ I” . 


Ward No 5 - shaheed bhagat singh ward 


North 


from town limit - sapia road ward No 4 limit to Chandra prakash pandey 
house 


East - 


starting from Chandra prakash pandey house through bhagat singh 
marg s western portion to Shankar rathore house . 


South - 


starting from Shankar rathore house corner through vasudeo rathore 
along with pankhatiya tank easten & northern portion to town limit point 
“ K ” 


West - 


starting from town limilt point “ K ” in sapia way to town limit 


Ward No 6 - Chandra shekhar Azad ward 


North - 


starting from town limit point " K " through pankhatiapar western & 
southern par, in pankhatia way butu rathore house , kamal yadav house , 
fotolal house ( infornt of) samudaik bhawan , darri talab northern & 
eastern par to haijuram savara house 


Fast - 


starting from baijuram house to town limit poin “ I” . 


South - - 


starting from town limit point“ I” to town limit “. " . 


West - 


starting from townı limit point “ J” to town limit “ K ” 


. 


ESTATE TT5797 , faiah 4 - 2014 


674 ( 9 ) 


Ward No 7 - Sant Kabeer Ward 


North - 


starting from ramesh yadav house to town limit point “ p ” 


East - 


. 


starting from town limit “ P ” to corner of baijuram savra house 


South - 


starting from corner of baijuram 


savra house through ward no 06 


northern portion , munna navneet house corner 


West - 


starting from munna house to ramesh yadav house 


· 


Ward No 8 - Chandan Tal Ram Mandir Ward 


North - 


Starting from shyama Prasad mukharjee s marg southern portion to post 
office corner : 


East - 


starting from the corner of post office to town limit point “ P ” 


South 


Town limit point “ P ” to Ramesh yadav house s corner 


West - 


Starting from the house of khilavan sirigh thakur to shyama Prasad 
mukharjee chowk. 


Ward No 9 - Dr. Shyama Prasad Mukharjee Ward 


North 


Starting from corner of patwari house to town limit poing “ O " 


East ; 


starting from town limit point “ O ” through old post office , kawarlal 
agrawal Bega nattu house to house to house of bajrang saposia . 


South - 


starting from bajrang saposia house through jiyal das maghani to prem 
prakash pandey hous. 


West - 


starting from prem prakash pandey house corner through tehsildar quarter 
to patwari house corner. 


674 ( 10 ) 


Enfronto TT67 , facta 4 TCT 2014 


North 


Ward No 10 - Shyam Mandir Ward 
Starting from town limit point “ O ” town limit point“ Q ” . 
Starting from town limit point “ Q ” through Hira Bai Mirani to Old 
Gurudwara . 


East - 


South - 


Starting from corner of Old Grurdwara through Chaitram Mandir, Raj 
Mandir , From Shopof Naorang saraf, house of Goving Agrawal, Natwar 
Enterprises Khiyaldas. 


West - 


starting from khiyaldas to Nagar Limit “ O ” . . 


Ward No. 11 - Dindayal Ward 


North 


starting from Nagar ( Town ) limit point “ R ” through Natwar agrawal 
godawn to town limit Point “ L ” 


East - 


Starting from town limit “ R ” through Natwar agrawal godown, Dhrupat 
singh , Thakur house , Gowardhan garg house , kerosene godown , 
Deepchand house to house of kailash Sharma 


South - 


starting from corner of ram mandir through the house of sanjay 
kabulpuria , house of ramniwas Sharma. House of satyanarayan Garg to 


point “ R ” 


Ward No . 12 - Sant Kanwar Ram Ward 


North - . 


Starting from town limit “ R ” through “ Q ” to town limit “ B ” . 


East - 


Starting from town limit point “ B ” To town limit poing " C " 


South - 


starting from town limit point “ C ” . through Mohan Tank paar , Durga 
mandir , House of shriwas , house of chhunkudas mahant to corner of 
kerosene godown . 


West - 


Starting from the corner of kerosene godown through gowardhan garg 
house , corner, arju sandal houe , anna naidu house , godown of Natwar 
Agrawal to town limit point “ R ” . 


EMAIG 215797 , ferti 4 ore 2014 


674 ( 11 ) 


Ward No 13 - Rani sati ward 


North 


Starting from corner of kerosene godwon to town limit point “ C ” 


East 


startin from town limit point “ C to town limit Piont “ D ” 


South - 


Starting from town limit point “ D ” through Babulal Agrawal house, 
Kapoor Agrawal House , Goving Agrawal House ( Infront), Banwari 
Agrawal House to Aran House . 
Starting from Aran house through limit of ward No 11 To Godown of 
kerosene (Corner ) 

Ward No. 14 - Maharana Pratap Ward 


West - 


North - 


Starting from Jain medical to house corner of goving agrawal. 


East - 


:: Starting from the corner of Govind Agrawal house through Babulal 

agrawal house, town limit point “ D ” to town limit Point “ E ” 


South - 


West 


starting from town limit point “ E ” through bhagat talab s southern 
portion to the corner of prakash tradars . 
Starting from corner of prakash Tradars . 

Ward No 15 - Chhatrapati Shivaji Ward 
Starting from jain medical store s corner to Nagar Palika Quarter. 


· North - 


East - 


Starting from the corner of Jain medical store through Ganesh Ram 
patrakar house , behind the house of Omprakash Gupta , Subhash House to 
Dadu Dayal engineering. I 


South - 

· 
West - 


Starting from Dadudayal Engineering through Ram Swaroop Munim , . 
Kapoor Plot to Katwar Agrawal, Ashok Aaran house : 
Starting from Ashok agrawal through the limit of ward No. 08 Northern 
portion of Tank to Nagar Palika Quarter . 


North 


Ward No. 16 - Maharaj Agrasen Ward 
Starting from the infront of Gurudwara through the limit of ward No 15 
to Gupta Hotel 
Starting from Gupta Hotal through Agrasen Bhawan to town limit of “ H ” 
Starting from town limit “ H ” to Town Limilt “ I” 
Starting from town limit " I" through town limit “ p ” to behind the 
Gurudwara s Comer. 


East - 
. . South - 
* West - 


. 


674 ( 12 ) 


Een ATG TH193 , Pentica 4 m 


2014 


North 


Ward No. 17 - Thakur Deo Ward 
Starting from ther corner of prakash traders through the southern portion 
of bhgat tank toʻtown limit " E " : 
Starting from town limit “ E ” through town limit “ F ” to krishi upajMandi 


East - 


South 


Starting from krishi upaj mandi s corner through the house of murli 
rathore behind corner, Deosthal, Ghanshyam Rathore house , Southern 
portion of bakeliha Dabri , corner of basant colony to prakash Trader s 
house . 
Starting from F .C .I . Godown to town limit point “ G ” 


West - 


North 


Ward No 18 - Mahatma Gandhi Ward 
Starting from the corner of basant colony through the house of Dewal 
ram satnami, Sadhram Chouhan house , Ishwari house , Murli Rathore 
House , then corner of Krishi Upaj Mandi To F . C . I . Godown 
Starting from F . C . I. Godown to town limit point “ G ” 
Starting from the town limit “ G ” through baran Tank to town Limit “ H ” 
Starting from limit “ H ” to Basant Colony. 


East - 
South 
West 


By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh , 

M . M . MINJ,Deputy Secretary 


संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामथ्री. छत्तीसगढ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2014. 


